रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/99 


भारत 

राजपत्र 
3 

The Gazette of India 


सं . 45 ] 
No. 45 ] 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 27012023-243238 


CG - DL - E - 27012023-243238 


545 GI / 2023 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 24 , 2023 / माघ 4 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 24 , 2023 / MAGHA 4 , 1944 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2023 

सा.का.नि. 46 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) की धारा 455 , धारा 459 की उपधारा ( 2 ) और 
धारा 464 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 469 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कंपनी ( प्रकीर्ण ) नियम , 2014 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी ( प्रकीर्ण ) संशोधन नियम , 2023 है । 

ये नियम 23 जनवरी , 2023 से प्रवृत्त होंगे । 


( 2 ) 

2. कंपनी ( प्रकीर्ण ) नियम , 2014 में , 

- 

( i ) 

नियम 3 के , परंतुक में , 

( क ) 

खण्ड ( iv ) के परंतुक में , “ और उसे प्ररूप प्रकीर्ण -1 के साथ उसी को संलग्न करके " शब्दों , अक्षरों और अंकों का लोप किया 

जाएगा ; 


( ख ) खण्ड ( v ) में , " और इस संबंध में एक प्रमाण - पत्र प्ररूप प्रकीर्ण -1 के साथ संलग्न हो " शब्दों , अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ; 
( ii ) प्ररूप सं . प्रकीर्ण -1 , प्रकीर्ण -3 और प्रकीर्ण -4 , के स्थान पर , निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे , अर्थात : 


( 1 ) 


2 


प्ररूप सं . प्रकीर्ण - 1 

- 


सत्यमेव जयते 


प्ररूप फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें 

* में चिह्नित सभी कॉलम अनिवार्य हैं 


कंपनी की जानकारी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए आरओसी को आवेदन [ कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 455 की उप - धारा ( 1 ) के 
साथ पठित कंपनी ( प्रकीर्ण ) नियम , 2014 के नियम 3 अनुसरण में ] 


1 क्या आप कंपनी को एक निष्क्रिय कंपनी के रूप में घोषित करने के लिए आरओसी 

द्वारा जारी नोटिस के आधार पर आवेदन फाइल कर रहे हैं ? 

2 * कारपोरेट पहचान संख्या ( सीआईएन ) 

3 ( क ) * कंपनी का नाम 

( ख ) * पंजीकृत कार्यालय का पता 


( ग ) 


* 


ईमेल आईडी 

4 * कंपनी के निगमन की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 

5 * क्या कंपनी दायीं ओर दर्शाए गए किस 

अधिनियम के तहत शामिल है 


6 * कंपनी के प्रकार 


कंपनी अधिनियम 2013 


7 * संगम ज्ञापन ( एमओए ) के अनुसार कंपनी का उद्देश्य 

विशेष संकल्प का विवरण 

8 ( क ) * विशेष संकल्प पारित करने की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 

( ख ) * एमजीटी -14 का एसआरएन 


0 हां 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 


● नहीं 


प्ररूप की भाषा 
अंग्रेज़ी 


हिंदी 


o कोई पूर्व कंपनी अधिनियम 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


विशेष अधिनियम से संबंधित विवरण 

9 ( क ) * क्या कंपनी के उद्देश्यों को किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत विनियमित 

किया जा रहा है ? 


निदेशक का विवरण 


( ख ) ( i ) यदि हाँ , तो नियामक का नाम निर्दिष्ट करें 

( भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / भारतीय / बीमा विनियामक और 
विकास प्राधिकरण / अन्य ) 

( ii ) यदि अन्य हों , तो कृपया निर्दिष्ट करें 

( iii ) एक निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए विनियामक का अनुमोदन / अनापत्ति 
प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 


10 ( क ) * निदेशकों की संख्या 

( b ) * प्रत्येक निदेशक के संबंध में विवरण 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र.सं. 


और 


o हाँ 


निदेशक पहचान संख्या नाम 
( डीआईएन ) 


पदनाम 


11. आवेदन के लिए आधार 

( क ) कंपनी का गठन और कंपनी अधिनियम , 2013 के तहत निम्नलिखित के लिए किया गया है : 

● कोई भावी परियोजना ● कोई परिसंपत्ति अथवा बौद्धिक संपदा रखने वाली परियोजना 


● नहीं 


( ख ) निगमन के बाद से कंपनी का कोई खास लेनदेन नहीं है 

( ग ) कंपनी तब से कोई व्यवसाय या प्रचालन नहीं कर रही है । 
( दिन / माह / वर्ष ) 

( घ ) कंपनी ने पिछले दो या दो से अधिक वित्तीय वर्ष वर्ष के दौरान कोई उल्लेखनीय लेखा लेन - देन नहीं किया है । 


ΕDID 


( ङ ) कंपनी ने पिछले दो या दो से अधिक वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किया है । 


वर्ग 


ΠΡ 


3 


4 


अन्य जानकारी 

12 ( क ) * क्या कंपनी के पास कोई संपत्ति या देनदारियां हैं , 


( ख ) ( i ) * वित्तीय वर्ष की समाप्ति तारीख जिस से अंतिम वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न 
संबंधित है ( दिन / माह / वर्ष ) 


( ग ) ( i ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( ii ) 

किस तारीख को अंतिम वित्तीय विवरण दाखिल किया गया था ( दिन / माह / वर्ष ) 

( iii ) किस तारीख को अंतिम वार्षिक विवरणी दाखिल की गई थी ( दिन / माह / वर्ष ) 


अनुलग्नक 


मैं * 


i ) 

ii ) 

iii ) 


( iv ) यदि वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी पिछले दो वित्तीय वर्षों में किसी वर्ष के लिए 
दाखिल नहीं की जाती है तो इसके क्या कारण हैं ? 


अंतिम महत्वपूर्ण लेखा लेन - देन करने की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 

( ii ) ऐसे लेन - देन की प्रकृति 


( क ) नियामक से अनुमोदन या अनापत्ति प्रमाण पत्र ( एनओसी ) की प्रति 
यदि लागू हो 

( ख ) वैकल्पिक अनुलग्नक , यदि कोई हो 


घोषणा 


iv ) 

v ) 

vi ) 


O 


अधिकतम 2 एमबी 


अधिकतम 2 एमबी 


हां 


एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि 

कंपनी के खिलाफ कोई निरीक्षण , जांच या जांच का आदेश नहीं दिया गया है या नहीं किया गया है ; 
किसी भी कानून के तहत कंपनी के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया है या लंबित नहीं है ; 


O 


vili ) कंपनी की प्रतिभूतियां भारत के भीतर या बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं ; 

ix ) 

यह आवेदन लेनदारों को धोखा देने या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया गया है । 

x ) 

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समाधान संख्या * द्वारा अधिकृत हूं * 

इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक * 


फ़ाइल चुनें 


फ़ाइल चुनें 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 


नहीं 


हटाना 


हटाना 


कंपनी के पास न तो कोई सार्वजनिक जमा है जो बकाया है , न ही कंपनी उसके भुगतान या उस पर ब्याज में डिफ़ॉल्ट है ; 

कंपनी के पास कोई बकाया ऋण नहीं है या यदि कोई है , तो ऋणदाता की सहमति प्राप्त की गई है ; 

कंपनी के प्रबंधन या स्वामित्व में कोई विवाद नहीं है ; 

कंपनी के पास केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों आदि को देय कोई बकाया वैधानिक कर , बकाया , शुल्क आदि 
नहीं है ; 

vii ) कंपनी ने श्रमिकों के बकाया के भुगतान में चूक नहीं की है ; 


डाउनलोड 


( दिन / माह / वर्ष ) | 


डाउनलोड 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

क . इस रूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य , सही और पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषय वस्तु के लिए कोई भी 
सूचना सामग्री दबाई या छिपी नहीं है और कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है । 

ख . 

सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से संलग्न किए गए हैं , ऊपर दी गई सभी जानकारी सही , सही और पूर्ण है , 
जिसमें इस रूप के अनुलग्नक भी शामिल हैं और कुछ भी सामग्री को दबाया नहीं गया है । 


xi ) मैं समझता हूं कि किसी भी जानकारी का कोई गलत या गलत विवरण प्रस्तुत करना या किसी भी भौतिक जानकारी को दबाना धारा 447 , 
448 और 449 के तहत सजा का हकदार होगा । 


डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना 

* पदनाम 


* 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


● एसोसिएट 

सदस्यता संख्या 


( निदेशक / प्रबंधआर / कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ ) 

* निदेशक का डीआईएन ; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या आयकर पैन ; या कंपनी 
सचिव की सदस्यता संख्या 

अभ्यास - रत पेशेवर का प्रमाण - पत्र 

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी 
अधिनियम , 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधान इस प्ररूप की विषय वस्तु और इस प्ररूप से संबंधित प्रासंगिक मामलों के लिए मैंने इसे अच्छी 
तरह देख लिया है और मैंने कंपनी / आवेदक द्वारा रखे गए मूल / प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों ( संलग्नक ( अनुलग्नकों सहित ) को सत्यापित किया 
है , जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य पाया है , सही और पूर्ण और इस प्रपत्र की कोई भी जानकारी सामग्री छिपाई या दबाई नहीं गई है । 


मैं आगे प्रमाणित करता हूं किः 

i . उक्त रिकॉर्ड को उचित रूप से तैयार किया गया है , कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम , 
2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और इसे व्यवस्थित पाया गया है ; 

ii . आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जुड़े हुए हैं । 

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए : 

o चार्टर्ड अकाउंटेंट ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) या 

● लागत लेखाकार ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) या 

● कंपनी सचिव ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) 

एसोसिएट अथवा फेलो 


अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र 


● फेलो 


डीएससी बॉक्स 


सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा घोषणा 

* आवेदन की तारीख से 30 दिनों से अधिक पुराना कंपनी के लेखा परीक्षक 
द्वारा विधिवत प्रमाणित मामलों का विवरण 


अधिकतम 2 एमबी 


डीएससी बॉक्स 


फ़ाइल चुनें 


5 


हटाना 


डाउनलोड 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 

एक्सेल में प्ररूप से जुड़े मामलों का विवरण आवेदन की तारीख से एक दिन पहले तक किया जाता है , जो तीस दिन से अधिक नहीं होता है 

मैं विधिवत प्रमाणित करता हूं की कंपनी ( प्रकीर्ण ) नियम , 2014 के नियम 3 का अनुपालन कर रही है 

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना 


6 


* नाम 


* 


पदनाम 


* चाहे सहयोगी या साथी : 

● सदस्य 


O 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


अनुषंगी 


* सदस्यता संख्या / अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र 


डीएससी बॉक्स 


सेव करें 


नोट : कंपनी अधिनियम , 2013 केधारा 447 के साथ 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे 
बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते 

केवल कार्यालय उपयोग के लिए : 

ई - प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एसआरएन ) 

ई - प्ररूप फाइलिंग की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर 

यह ई - प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है 

यह ई - प्ररूप को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है 

हस्ताक्षर करने की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 


डीएससी बॉक्स 


जमा करें 


डीएससी बॉक्स 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


प्ररूप सं . प्रकीर्ण -3 


सत्यमेव जयते 

निष्क्रिय कंपनी का रिटर्न 

[ कंपनी ( प्रकीर्ण ) नियम , 2014 के नियम 7 और 8 के साथ पठित 

कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 455 की उप - धारा ( 5 ) के अनुसरण में ] 


प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें 

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं 


कंपनी की जानकारी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 * कारपोरेट पहचान संख्या ( सीआईएन ) 

2 ( क ) * कंपनी का नाम 

( ख ) * पंजीकृत कार्यालय का पता 

( ग ) * ईमेल आईडी 

3 * निष्क्रिय कंपनी के प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख ( दिन / मास / वर्ष ) 

4 * कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा 

के 

5 * वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि जिससे यह रिटर्न संबंधित है ( दिन / मास / वर्ष ) 


बोर्ड बैठक का ब्यौरा 

6 ( क ) आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण 

बैठक की तारीख 
( दिन / मास / वर्ष ) 

( ग ) 


क्र.सं. 


बैठक की तारीख के अनुसार निदेशकों की कुल संख्या 


( घ ) 


7 ( i ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अनुसार निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा 


प्ररूप की भाषा 


अंग्रेज़ी 


हिंदी 


बैठक की तारीख में उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या 


7 


8 


( क ) * वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख कों निदेशकों और 
प्रबंधकीय कार्मिकों ( जो निदेशक नहीं है ) की संख्या 


नाम 


FI 


( क ) 


नाम 


E 


* 


डीआईएन / पैन 


( ग ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( ii ) वर्ष के दौरान निदेशक ( कों ) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का ब्यौरा 

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में 
परिवर्तन की संख्या 


( ग ) 


पदनाम 


9 चुकता शेयर पूंजी का विभाजन 

शेयरों का प्रकार 


( घ ) 


वित्तीय वर्ष की 
डीआईएन / पैन शुरुआत में के दौरान 

पदनाम 
( घ ) 


इक्विटी शेयरों में वर्ग की संख्या 

अधिमान्य शेयरों में वर्ग की संख्या 


V 


प्रमुख 


इक्विटी शेयरों के लिए , कृपया नीचे दिए गए फ़ील्ड भरें 

शेयरों का वर्ग 


* धारित इक्विटी शेयरों की संख्या 


8 महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन के अलावा अन्य लेनदेन का विवरण ; यदि कोई हो 

( क ) अपने कार्यालय और रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए भुगतान 

( ख ) अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया भुगतान 

( ग ) रजिस्ट्रार को शुल्क का भुगतान 


नियुक्ति / पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति 
की तारीख ( दिन / मास / वर्ष ) 


इक्विटी शेयर अधिमान्य शेयर 


शेयरों की संख्या 


कुल नाममात्र राशि 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 


समाप्ति की तारीख ( वित्तीय वर्ष के 
समापन के बाद यदि कोई हो ) 
( दिन / मास / वर्ष ) 

( च ) 


परिवर्तन की प्रकृति ( नियुक्ति / पदनाम में 
परिवर्तन / समाप्ति ) 

( च ) 


कुल प्रदत्त की राशि 


0 


कुल प्रीमियम 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

शेयरों का वर्ग 


इक्विटी शेयर 

वर्ष की शुरुआत में 

* 

वर्ष के दौरान वृद्धि 


( i ) 

( ii ) 

( iii ) * बोनस इश्यू 

( iv ) * निजी नियोजन / अधिमान्य आवंटन 


* 


( i ) 


* 


( v ) * ईएसओपी 

( vi ) * आवंटित स्वेट इक्विटी शेयर 

( vii ) * अधिमान्य शेयरों का परिवर्तन 


( viii ) * डिवेंचर का परिवर्तन 

( ix ) * जीडीआर / एडीआर 

( x ) अन्य निर्दिष्ट करें 


सार्वजनिक इश्यू 

राइट्स का इश्यू 


* 


वर्ग का विवरण 


* 


* 


* वर्ष के दौरान कमी 

शेयरों की पुनर्खरीद 

जब्त शेयर 


( ii ) 

( iii ) * शेयर पूंजी में कमी 

( iv ) अन्य निर्दिष्ट 


* वर्ष के अंत में 


अधिमानी शेयर 


* वर्ग का विवरण 

* वर्ष की शुरुआत में 


अधिमान्य शेयरों के लिए , कृपया नीचे दिए गए फ़ील्ड भरें 
शेयरों का वर्ग 


* 

वर्ष के दौरान वृद्धि 


( i ) शेयर जारी करना 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii ) जब्त शेयरों को फिर से जारी करना 

* 

( iii ) अन्य , निर्दिष्ट करें 

* वर्ष के दौरान कमी 


शेयरों की संख्या 


शेयरों की संख्या 


कुल नाममात्र राशि 


कुल प्रदत्त की राशि 


कुल नाममात्र राशि 


कुल भुगतान की गई 
राशि 


कुल प्रीमियम 


कुल प्रीमियम 


9 


10 

( i ) * शेयरों का मोचन 


( ii ) 


( iii ) * शेयर पूंजी में कमी 

( iv ) अन्य निर्दिष्ट करें 

? 


* 

★ वर्ष के अंत में 


10 * वार्षिक शुल्क का ब्यौरा ( रुपये में राशि ) ( इस प्ररूप के साथ भुगतान की 
जाने वाली राशि दर्ज करें ) 


1 


11 ( क ) * क्या वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेन - देन किया गया है , 

( ख ) यदि हाँ , तो संक्षेप में बताएं 

12 कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न 

क्र.सं. शेयर धारकों की श्रेणी 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


* जब्त शेयर 


8 


9 


10 

11 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सरकार ( केंद्र और राज्य ) 

सरकारी कंपनियां 

सार्वजनिक वित्तीय संस्थान 

राष्ट्रीयकृत या अन्य बैंक 

म्यूचुअल फंड 

वेंचर कैपिटल 

विदेशी होल्डिंग्स ( विदेशी संस्थागत निवेशक , विदेशी कंपनियां , अप्रवासी भारतीय , 
विदेशी वित्तीय संस्थान या विदेशी कारपोरेट निकाय ) 

कारपोरेट निकाय ( जो ऊपर उल्लिखित नहीं है ) 

निदेशक या निदेशकों के संबंधी 

अन्य शीर्ष पचास शेयरधारक ( ऊपर उल्लिखित के अलावा ) 


अन्य 


कुल 


शेयरधारकों की कुल संख्या 


● हाँ 


प्रतिशत इस तारीख के 
अनुसार 
( दिन / मास / वर्ष ) 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 


● नहीं 


प्रतिशत इस तारीख के 
अनुसार 
( दिन / मास / वर्ष ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


संलग्नक 


( क ) * वित्तीय स्थिति का विधिवत लेखापरीक्षित विवरण 


( ख ) वैकल्पिक संलग्नक , यदि कोई हो 


घोषणा 


* 


* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अभ्यासरत पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र 


अधिकतम 2 एमबी 


अधिकतम 2 एमबी 


पदनाम 

( निदेशक / प्रबंधक / कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ ) 

* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या ; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या 

पैन ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या 


डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए : 

O चार्टर्ड अकाउंटेंट ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) या 

O लागत लेखाकार ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) या 

O 

● 

कंपनी सचिव ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) 


फ़ाइल चने 


फ़ाडल चनें 


मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव सं * 

दिनांकित ( दिन / माह / वर्ष ) * 

इस 

प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम , 2013 की सभी अपेक्षाओं और इस प्रपत्र की 
विषय वस्तु के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उससे संबंधित मामलों का अनुपालन किया गया है । यह आगे घोषित किया जाता है कि 
सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से , सही ढंग से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जुड़े हुए हैं । 

* आज की तारीख में अधिनियम की धारा 455 ( 1 ) के तहत कंपनी की स्थिति निष्क्रिय कंपनी की बनी हुई है । 


डीएससी बॉक्स 


हटाएं 


हटाएं 


डीएससी बॉक्स 


11 


डाउनलोड 


डाउनलोड 


मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है । यह प्रमाणित है कि मैं 
कंपनी अधिनियम , 2013 के उपबंधों और उसके अंतर्गत इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों को देख चुका हूं और मैंने 
कंपनी / आवेदक द्वारा रखे गए मूल / प्रमाणित रिकॉर्ड से उपर्युक्त विवरणों ( संलग्नक सहित ) का सत्यापन किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और 
उन्हें सत्य , सही और पूर्ण पाया है और इस प्रपत्र की कोई भी सूचना सामग्री छुपाई नहीं गई है । 

मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि : 

i . उक्त रिकॉर्ड को उचित रूप से तैयार किया गया है , कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम , 2013 
के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और इसे व्यवस्थित पाया गया है ; 

ii . सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्न हैं । 


12 


एसोसिएट हैं या फेलो : 

● एसोसिएट 


सदस्यता संख्या 


अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र 


फेलो 


प्ररूप सं . प्रकीर्ण -4 


L 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


ST TANTRINISTE 


नोट : कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 447 के साथ पठित धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः 
झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते हैं । 


यह ई - प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के बयान के आधार पर 
लिया गया है । 

केवल कार्यालय उपयोग के लिए : 

ई - प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एसआरएन ) 

ई - प्ररूप फाइलिंग की तारीख ( दिन / मास / वर्ष ) 


सत्यमेव जयते 

सक्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन 


[ कंपनी ( प्रकीर्ण ) नियम , 2014 का नियम 8 के साथ पठित 

कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 455 की उप - धारा ( 5 ) के अनुसरण में ] 


[ PART II— SEC . 3 ( i ) ] 


प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें 

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं 

कंपनी की जानकारी 


सेव करें 


1 ( क ) * कारपोरेट पहचान संख्या ( सीआईएन ) 

( ख ) * कंपनी का नाम 


जमा करें 


प्ररूप की भाषा 

अंग्रेज़ी 


हिंदी 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


( ग ) * पंजीकृत कार्यालय का पता 

( घ ) * ईमेल आईडी 

अनुपालन संबंधी विवरण 

2 ( क ) * क्या कंपनी ' निष्क्रिय कंपनी ' की किसी भी शर्त के गैर - अनुपालन के कारण 
सक्रिय स्थिति प्राप्त करना चाहती है जो कंपनी ( प्रकीर्ण ) नियम , 2014 के नियम 8 ( 3 ) में विनिर्दिष्ट है 

० हाँ 


( ख ) गैर - अनुपालन शर्त का विवरण 

( ग ) गैर अनुपालन की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 


एसआरएन विवरण 

3 ( क ) * निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने 

के लिए फाइल किए गए प्ररूप सं . प्रकीर्ण -1 की सेवा अनुरोध संख्या ( एसआरएन ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) प्ररूप सं . प्रकीर्ण -3 में फाइल किए गए नवीनतम रिटर्न की सेवा अनुरोध संख्या 
यदि कोई हो 


अन्य विवरण 

4 * कंपनी इस तारीख से निष्क्रिय स्थिति में रही ( दिन / मास / वर्ष ) 


5 * निष्क्रिय स्थिति के कारण ( धारा 455 की उप - धारा ( 1 ) के तहत बताए गए कारणों के 
लिए या धारा 455 की उप - धारा ( 4 ) के तहत एक कंपनी को एक निष्क्रिय कंपनी के रूप में घोषित करने के लिए 
आरओसी द्वारा जारी नोटिस के कारण ) 


संलग्नक 


वैकल्पिक संलग्नक , यदि कोई हो 


6 * मैं एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 455 की उप - धारा ( 5 ) के प्रावधानों के अनुसार इसके 
द्वारा कंपनी की स्थिति को निष्क्रिय से सक्रिय में बदलने के लिए आवेदन करता हूं 


घोषणा 


● नहीं 


अधिकतम 2 एमबी 


फ़ाइल चुनें 


13 


हटाएं 


डाउनलोड 


मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव सं * 

दिनांकित 

( दिन / माह / वर्ष ) * 

इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित 

करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम , 
2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्रपत्र की विषय वस्तु के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उससे संबंधित मामलों का अनुपालन 
किया जाता है । यह आगे घोषित किया गया है कि सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से , सही ढंग से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जुड़े हुए हैं । 


14 


* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए 


* पदनाम 

( निदेशक / प्रबंधक / कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या ; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन ; या 
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या 


अभ्यासरत पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र 


एसोसिएट हो या फेलो : 

● एसोसिएट o फेलो 


मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं कंपनी 
अधिनियम , 2013 के उपबंधों और उसके अंतर्गत इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों को देख चुका हूं और मैंने कंपनी / आवेदक 
द्वारा रखे गए मूल / प्रमाणित रिकॉर्ड से उपर्युक्त विवरणों ( संलग्नक सहित ) का सत्यापन किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य , सही 
और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की कोई भी सूचना सामग्री छुपाई नहीं गई है । 


सदस्यता संख्या 


डीएससी बॉक्स 


i . 

उक्त रिकॉर्ड को उचित रूप से तैयार किया गया है , कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम , 
2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और इसे व्यवस्थित पाया गया है ; 

ii . सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से संलग्न हैं । 

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए : 

● चार्टर्ड अकाउंटेंट ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) या 

लागत लेखाकार ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) या 

कंपनी सचिव ( पूर्णकालिक अभ्यास में ) 


अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 


डीएससी बॉक्स 


सेव करें 


जमा करें 


नोट : कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 447 के साथ पठित धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः 
झूठे बयानों / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं । 

केवल कार्यालय उपयोग के लिए : 

ई - प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एसआरएन ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ई - प्ररूप फाइलिंग की तारीख ( दिन / माह / वर्ष ) 

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर 

यह ई - प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है 

इस ई - प्ररूप को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है 

हस्ताक्षर करने की तिथि ( दिन / मास / वर्ष ) 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 


डीएससी बॉक्स 


डीएससी बॉक्स 


टिप्पण : मूल नियम , तारीख 31 मार्च , 2014 की सा.का.नि. सं . 253 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उपखंड ( i ) में 
प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार इसमें तारीख 17 जुलाई , 2014 की अधिसूचना सं . सा.का.नि. 506 ( अ ) के तहत संशोधन किया गया था । 


( 2 ) They shall come into force with effect from the 23rd day of January , 2023 . 

2. In the Companies ( Miscellaneous ) Rules , 2014 , 

( i ) in the proviso of rule 3 , 


[ फाइल सं . 1 / 25 / 2013 - सीएल -V ( भाग ) ] 
मनोज पाण्डेय , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 20th January , 2023 

G.S.R. 46 ( E ) .– In exercise of the powers conferred under section 455 , sub - section ( 2 ) of section 459 and sub - section ( 1 ) 
of section 464 read with section 469 of the Companies Act , 2013 ( 18 of 2013 ) , the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Companies ( Miscellaneous ) Rules , 2014 , namely : 


1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Companies ( Miscellaneous ) Amendment Rules , 

2023 . 


15 


( a ) in the proviso of clause ( iv ) , the words , letters and figure “ and enclosing the same with Form MSC - 1 ” shall be 
omitted ; 


( b ) in clause ( v ) , the words , letters and figure " and a certificate in this regard is enclosed with Form MSC - 1 " shall be 
omitted ; 

( ii ) for Forms No. MSC - 1 , MSC - 3 and MSC - 4 , the following Forms shall be substituted , namely : 


16 


Form No. MSC - 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सत्यमेव जयते 

Application to ROC for obtaining the status of dormant Company 

[ Pursuant to sub - section ( 1 ) of section 455 of The Companies Act , 2013 read with 

rule 3 of The Companies ( Miscellaneous ) Rules , 2014 ] 


Refer instruction kit for filing the form 

All fields marked in * are mandatory 

Company Information 

1 Are you filing the application on the basis of notice issued by ROC to declare the 
company as a Dormant company ? 

2 * Corporate Identity Number ( CIN ) 

3 ( a ) * Name of the company 


( b ) * Registered office address 

( c ) * Email ID 

4 * Date of incorporation of the company ( DD / MM / YYYY ) 

5 * Whether the company is incorporated under 
Act 


6 * Type of company 

7 * Object of the company as per Memorandum of Association ( MOA ) 

Details of Special Resolution 

8 ( a ) * Date of passing special resolution ( DD / MM / YYYY ) 

( b ) * SRN of MGT - 14 


O Companies Act 2013 O 


Special Act related details 

9 ( a ) * Whether the objects of the company are being regulated under any special Act ? 


Director Details 


( b ) ( i ) If Yes , specify Name of the regulator 

( Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Insurance Regulatory and 
Development Authority / Others ) 

( ii ) If Others , please specify 

( iii ) Date of obtaining the approval / NOC of regulator for obtaining the status 

of a dormant company ( DD / MM / YYYY ) 


10 ( a ) * Number of Directors 

( b ) * Particulars in respect of each director 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


Form language 


O Yes 


English 


Hindi 


O Yes O No 


Any previous Companies 


O No 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


S.No 


O any future project 

AND 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 Grounds for application 

( a ) The company is formed and registered under the Companies Act , 2013 for : 

O holding an asset or intellectual property 


Director identification Name 
number ( DIN ) 


( b ) The company has no significant transaction since incorporation 

( c ) The Company has not been carrying on any business or operation since 
( DD / MM / YYYY ) 


Other information 


( d ) The company has not made any significant accounting transaction during the last 
two or more financial years 


( e ) The company has not filed financial statements and annual returns during the last 
two or more financial years 


Declaration 


Designation 


12 ( a ) * Whether the company has any assets or liabilities 

( b ) ( i ) * Financial year end date to which last financial statement and annual return 
pertains ( DD / MM / YYYY ) 

( ii ) Date on which last financial statement was filed ( DD / MM / YYYY ) 

( iii ) Date on which last annual return was filed ( DD / MM / YYYY ) 

( iv ) If the financial statement and annual return is not filed for any year in the 
last two financial years , reasons thereof 

( c ) ( i ) Date on which last significant accounting transaction was made ( DD / MM / YYYY ) 

( ii ) Nature of such transaction 


Attachments 

( a ) Copy of approval or no objection certificate ( NOC ) from the 
regulator if applicable 

( b ) Optional attachment ( s ) , if any 


Max 2 MB 


Max 2 MB 


DE 


O Yes 


Choose 


Category 


Choose 


O No 


Remove 


17 


Remove 


Download 


Download 


hereby confirm that 

i ) no inspection , inquiry or investigation has been ordered or taken up or carried out against the company ; 
ii ) no prosecution has been initiated or pending against the company under any law ; 

iii ) the company is neither having any public deposits which are outstanding , nor the company is in default in payment thereof or 
interest thereon ; 


iv ) the company is not having any outstanding loan or if there is any , the concurrence of the lender has been obtained ; 

v ) there is no dispute in the management or ownership of the company ; 

vi ) 

the company does not have any outstanding statutory taxes , dues , duties etc. payable to the Central Government or any State 
Government or local authorities etc .; 


18 

vii ) the company has not defaulted in the payment of workmen's dues ; 

viii ) the securities of the company are not listed on any stock exchange within or outside India ; 
ix ) this application has not been made with an objective to deceive the creditors or to defraud 
I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number * 
dated * 

X ) 

( DD / MM / YYYY ) to sign this form . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


* To be digitally signed by 

* Designation 


a . Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true , correct and complete and no information material to the 
subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company . 


b . 

All the required attachments have been completely and legibly attached to this form all the information given herein above is 
true , correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed . 


xi ) I understand that furnishing any false or incorrect particulars of any information or Suppression of any material information 
shall attract punishment under section 447 , 448 and 449 . 


O Cost accountant ( in whole - time practice ) or 

O Company secretary ( in whole - time practice ) 

Whether associate or fellow : 


O Associate 

Membership number 

Certificate of practice number 


any other 


( Director / Manager / Company Secretary / CFO / CEO ) 

* DIN of the director ; or DIN or Income Tax PAN of the manager or CEO 

or CFO ; or membership number of company secretary 

Certificate by Practicing Professional 

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form . It is hereby certified that I have gone through 
the provisions of the Companies Act , 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto 
relevant to this form and I have verified the above particulars ( including attachment ( s ) ) from the original / certified records 
maintained by the Company / applicant which is subject matter of this form and found them to be true , correct and complete and no 
information material to this form has been suppressed . 


I further certify that : 

i . The said records have been properly prepared , signed by the required officers of the Company and maintained as per the 
relevant provisions of the Companies Act , 2013 and were found to be in order ; 

ii . All the required attachments have been completely and legibly attached to this form . 

To be digitally signed by : 

O Chartered accountant ( in whole - time practice ) or 


O Fellow 


Declaration by Statutory Auditor 

* Statement of affairs duly certified by the Auditor ( s ) of the 
Company not older than 30 days from the date of the application 


* Name 


person . 


Max 2 MB 


* Designation 

* Whether associate or fellow : 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


DSC BOX 


DSC BOX 


Choose 


DSC BOX 


Statement of affairs attached to the form in excel is made up to a day , not more than thirty days before the date of application 
I hereby duly certify that the company is complying with Rule 3 of the Company ( Miscellaneous ) Rules , 2014 

* To be digitally signed by 


Remove 


Download 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

O Associate 

O Fellow 

* Membership number / Certificate of practice number 


This eForm is hereby rejected 

Date of signing ( DD / MM / YYYY ) 


Form No. MSC - 3 


FALT 


Note : Attention is drawn to provisions of section 447 read with 448 and 449 of the Companies Act , 2013 which provide for 
punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively . 

For office use only : 

eForm Service request number ( SRN ) 

eForm filing date ( DD / MM / YYYY ) 

Digital signature of the authorising officer 

This eForm is hereby approved 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सत्यमेव जयते 

Return of dormant company 

[ Pursuant to sub - section ( 5 ) of section 455 of the Companies Act , 2013 read with 
rule 7 and 8 of the Companies ( Miscellaneous ) Rules , 2014 ] 


Refer instruction kit for filing the form 

All fields marked in * are mandatory 


Company Information 

1 * Corporate Identity Number ( CIN ) 

2 ( a ) * Name of the company 


( b ) * Registered office address 

( c ) * Email ID 

3 * Date of issue of certificate of dormant company ( DD / MM / YYYY ) 

4 * Brief particulars of the principal business activities of the company 

5 * Financial year end date to which this return relates ( DD / MM / YYYY ) 


Save 


Board Meeting Details 

6 ( a ) Particulars of the Board meeting ( s ) held 


DSC BOX 


DSC BOX 


Submit 


Form language 


English 


19 


Hindi 


20 


S. 

No. 


( b ) 


Name 


( b ) 


7 ( i ) Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year 

( a ) * Number of Directors and Key managerial personnel 
( who is not director ) as on the financial year end date 


Name 


( b ) 


Date of meeting 
( DD / MM / YYYY ) 

( c ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


DIN / PAN 


( c ) 


( iii ) 


DIN / PAN 


( c ) 


Designation 


( ii ) Particulars of change in director ( s ) and Key managerial personnel during the year 

( a ) * Number of Directors and Key managerial personnel 
change during the financial year 


9 Break - up of paid - up share capital 

Type of shares 

Number of class in Equity shares 

Number of class in Preference shares 


Equity 

shares 

* At the beginning of the year 

* Increase during the year 

( i ) 

* Public Issue 

* Rights Issue 

* Bonus Issue 


( d ) 


Total number of Directors as on the 
date of meeting 

( d ) 


For equity shares , please fill below fields 
Class of Shares 


Designation at 
the beginning / 
during the 
financial year 
( d ) 


Description of the class 


* Number of equity share ( s ) 
held 


8 Statement of transactions other than significant accounting transactions ; if any 
( a ) Payments for maintenance of its office and records 

( b ) Payments made to fulfill the requirements of the Act 

( c ) Payment of fees to Registrar 


( e ) 


Date of appointment / change in 
designation / cessation 
( DD / MM / YYYY ) 


Number of 
shares 


( e ) 


Total number of Directors present 
in the date of meeting 

( e ) 


Total Nominal 
Amount 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


Equity Shares 


Date of cessation ( after closure of 
financial year : If any ) 
( DD / MM / YYYY ) 


Nature of change ( Appointment / Change in 
designation / Cessation ) 


Total Paid- up 
amount 


Preference shares 


Total Premium 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


Class of Shares 


( iv ) 

( v ) 

( vi ) 


( vii ) 


* Private placement / 

Preferential Allotment 

* ESOPS 


* Sweat Equity shares 
allotted 

* Conversion of preference 
shares 

* Conversion of Debentures 

* GDRS / ADRS 


( viii ) 

( ix ) 

( x ) Others specify 


( i ) 

( ii ) 

( iii ) 

( iv ) 


* Decrease during the year 

* Buy back of shares 

* Shares Forfeited 

* Reduction of share capital 

Others specify 

* At the end of the year 


Preference Shares 

* Description of the class 

* At the beginning of the year 
* Increase during the year 

( i ) * Issue of shares 

( ii ) * Re - issue of fortifies shares 

( iii ) Others , specify 

* Decrease during the year 


For preference shares , please fill below fields 
Class of Shares 


( i ) * Redemption of shares 

( ii ) 

( iii ) * Reduction of share capita 

( iv ) Others , specify 

* At the end of the year 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


* Shares Forfeited 


Number of 
shares 


Number of 
shares 


Total Nominal 
Amount 


Total Nominal 
Amount 


10 * Partic lars of the annual fee ( Amount in Rupees ) ( Enter amount to be paid along 
with this form ) 


11 ( a ) * Whether any significant transaction is carried out during the year 

( b ) If yes , brief 

12 Shareholding pattern of the company 


Total Paid- up 
amount 


Total Paid- up 
amount 


O Yes O 


Total Premium 


Total 
Premium 


21 


No 


22 


S 
No 


1 


3 


4 


2 Government Companies 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


Category of shareholders 


Government ( Central and State ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Public financial institutions 


Nationalized or other bank ( s ) 


Mutual Funds 


Venture Capital 

Foreign holdings ( Foreign Institutional Investors , Foreign companies , 
Non - resident Indians , Foreign financial institutions or Overseas 
corporate bodies ) 

Bodies Corporate ( not mentioned above ) 

Directors or relatives of directors 


Other top fifty shareholders ( other than mentioned above ) 

Others 


Total 


Total number of shareholders 


Attachments 


( a ) * Duly audited statement of financial position 


( b ) Optional attachment ( s ) , if any 


Declaration 


Max 2 MB 


Max 2 MB 


Percentage as on 
( DD / MM / YYYY ) 


Choose 


Choose 


* Designation 

( Director / Manager / Company Secretary / CFO / CEO ) 

* Director identification number of the director ; or DIN or PAN of the manager or CEO 

or CFO ; or Membership number of the company secretary 


* The status of the Company continues to be a Dormant Company under Section 455 ( 1 ) of the Act as on date . 

* To be digitally signed by 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


DSC BOX 


Percentage as on 
( DD / MM / YYYY ) 


Remove 


Remove 


dated 

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no . 
( DD / MM / YYYY ) * to sign this Form and declare that all the requirements of the Companies 
Act , 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been 
compiled with . It is further declared that all the required attachments have been completely , correctly and legibly attached to this 
form . 


Download 


Download 


Certificate by Practicing Professional 

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form . This is hereby certified that I have gone 
through the provisions of the Companies Act , 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

23 

thereto and I have verified the above particulars ( including attachment ( s ) ) from the original / certified records maintained by the 
Company / applicant which is subject matter of this form and found them to be true , correct and complete and no information 
material to this form has been suppressed . 


I further certify that : 

i . The said records have been properly prepared , signed by the required officers of the Company and maintained as per the 
relevant 


provisions of the Companies Act , 2013 and were found to be in order ; 

ii . All the required attachments have been completely and legibly attached to this form . 

To be digitally signed by : 

O Chartered accountant ( in whole - time practice ) or 

Cost accountant ( in whole - time practice ) or 


Company secretary ( in whole - time practice ) 


Whether associate or fellow : 


O Associate 

Membership number 

Certificate of practice number 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


O Fellow 


Form No. MSC - 4 


O 

PAGTANT 


DSC BOX 


Note : Attention is drawn to provisions of section 447 read with 448 and 449 of the Companies Act , 2013 which provide for 
punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively . 


Save 


This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of 
statement of correctness given by the company . 

For office use only : 

eForm Service request number ( SRN ) 

eForm filing date ( DD / MM / YYYY ) 


Refer instruction kit for filing the form 

All fields marked in * are mandatory 


Submit 


Form language 


English 


Hindi 


सत्यमेव जयते 

Application for seeking status of active company 

[ Pursuant to sub - section ( 5 ) of section 455 of the Companies Act , 2013 read with rule 8 of the Companies ( Miscellaneous ) 
Rules , 2014 ] 


24 


Company Information 

1 ( a ) * Corporate Identity Number ( CIN ) 

( b ) * Name of the company 

( c ) * Registered office address 

( d ) * Email ID 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Compliance related details 

2 ( a ) * Whether the company seeks to obtain Active status on account of non - compliance 
of any condition of ' Dormant company ' as specified in Rule 8 ( 3 ) of the Companies 
( Miscellaneous ) Rules , 2014 


( b ) Description of non - compliance condition 

( c ) Date of non - compliance ( DD / MM / YYYY ) 


SRN Details 

3 ( a ) * Service Request Number ( SRN ) of Form No.MSC - 1 filed for seeking status 
of dormant company 

( b ) Service Request Number ( SRN ) of latest return filed in Form No. MSC - 3 , if any 


Other Details 

4 * Company remained in dormant status since ( DD / MM / YYYY ) 


5 * Reasons of dormant status ( whether for reasons stated under sub 

section ( 1 ) of section 455 or on account of notice issued by ROC to declare the 
company as a Dormant company under sub - section ( 4 ) of section 455 ) 


Attachments 


Optional attachment ( s ) , if any 


Declaration 


6 * I do hereby apply for changing the status of the Company from Dormant to Active as 
per the provisions of sub- section ( 5 ) of section 455 of the Companies Act , 2013 


Max 2 MB 


Yes 


Choose 


* To be digitally signed by 

* Designation 

( Director / Manager / Company Secretary / CFO / CEO ) 

* Director identification number of the director ; or DIN or PAN of the manager or CEO 

or CFO ; or Membership number of the company secretary 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 


O No 


DSC BOX 


Remove 


dated 

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no . 
( DD / MM / YYYY ) * 

to sign this form and declare that all the requirements of Companies 
Act , 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been 
compiled with . It is further declared that all the required attachments have been completely , correctly and legibly attached to this 
form . 


Download 


Certificate by Practicing Professional 

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form . It is hereby certified that I have gone through 
the provisions of the Companies Act , 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto 
and I have verified the above particulars ( including attachment ( s ) ) from the original / certified records maintained by the 
Company / applicant which is subject matter of this form and found them to be true , correct and complete and no information 
material to this form has been suppressed . I further certify that : 

i . 

The said records have been properly prepared , signed by the required officers of the Company and maintained as per the 
relevant provisions of the Companies Act , 2013 and were found to be in order ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 

ii . All the required attachments have been completely and legibly attached to this form . 

To be digitally signed by : 

O Chartered accountant ( in whole - time practice ) or 

Cost accountant ( in whole - time practice ) or 


Company secretary ( in whole - time practice ) 


Whether associate or fellow : 


O Associate 

Membership number 

Certificate of practice number 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


O Fellow 


DSC BOX 


DSC BOX 


Save 


DSC BOX 


Note : Attention is drawn to provisions of section 447 read with 448 and 449 of the Companies Act , 2013 which provide for 
punishment for false statements / certificate and punishment for false evidence respectively . 

For office use only : 

eForm Service request number ( SRN ) 

eForm filing date ( DD / MM / YYYY ) 

Digital signature of the authorising officer 

This eForm is hereby approved 

This elform is hereby rejected 

Date of signing ( DD / MM / YYYY ) 


Submit 


[ F. No. 1 / 25 / 2013 - CL - V ( Part ) ] 
MANOJ PANDEY , Jt . Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) vide , 
number G.S.R. 253 ( E ) , dated the 31st March , 2014 and last amended vide , notification number G.S.R. 506 ( E ) dated 
17th July , 2014 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR yed by MC KIM 

VERMA 

VERMA 

Date : 2023.01.27 18.05.48 +0530 


25 


